रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD NO DL -33004/ 99 


सत्यमेव जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


ATUSHAR 


असाधारण 


MENTS 


0 


EXTRAORDINARY 


GOVER 


AAM 


भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section ] 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

= = = = 
नई दिल्ली , शुक्रवार, मार्च 30 , 2001/ चैत्र १ , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 30 , 2001/CHAITRA 9, 1923 


- 


- 


= = 


= = 


सं . 91 ] 
No. 91 ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2001 
11. 50 प्रतिशत भारत सरकार ( भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि . ) विशेष प्रतिभूति 2021 का निर्गम । 

सं . - एफ 4 ( 6 ) डब्ल्यू एंड एम / 2001. - भारत सरकार 11 50 प्रतिशत भारत सरकार ( भारतीय औद्योगिक निवेश बैक लि ) विशेष 
प्रतिभूति 2021 ( गैर व्यापार योग्य/ अहस्तांतरणीय ) ( इसके पश्चात् " विशेष प्रतिभूति " के सक्षिप्त रूप में उल्लिखित ) का निर्गम अधिसूचित करती है । 
1. प्रतिभूति में अभिदान के लिए पात्रता एवं अभिदान सीमा 

आई आई बी आई विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा और प्रतिभूति में इसका अभिदान इसकी पूंजी आधार को सुदृढ़ 
करने के लिए भारत सरकार द्वारानिर्धारित 100 करोड़ रुपए की सीमा तक होगा । आई आई बी आई के अलावा कोई व्यक्ति, कोई बैंक, कम्पनी, निगम 
या कोई अन्य निकाय सहित , प्रतिभूति में अभिदान करने के लिए हकदार नहीं होगा । 
2. मूल्य एवं निर्गम की तिथि 

( 1 ) आई आई बी आई द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार विशेष प्रतिभूति समतुल्य पर जारी की जाएंगी । 

( 1 ) विशेष प्रतिभूति की निर्गम तिथि 30 मार्च, 2001 होगी, जो आई आई बी आई से अभिदान की प्राप्ति की तिथि भी होगी । 
3. प्रतिभूति का स्वरूप 

विशेष प्रतिभूति को " स्टाक फार्म " में लोक ऋण कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के पास खोले गए आई आई बी आई के सहायक 
सामान्य बही खाते ( एसजीएल) में जमा के रूप में जारी किया जाएगा । 
4. वापसी- अदायगी 

विशेष प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की होगी और उसकी वापसी अदायगी 30 मार्च, 2021 को समतुल्य पर की जाएगी । 
5. ब्याज 

विशेष प्रतिभूति पर 11. 50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा । ब्याज अर्ध- वार्षिक अंतरालों पर संदेय होगा, जिसकी गणना समय 
समय पर उस तारीख तक बकाया राशि पर प्रतिभूति जारी किए जाने की तारीख से की जाएंगी जो उस तारीख से तत्काल पूर्व होगी जिसमें प्रतिभूति पर 
वापसी अदायगी देय और संदेय हो जाती है । प्रतिभूति पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई में देय होगा । 


1004 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I- Sec. 1] 
6. हस्तांतरणीयता तथा रूपांतरण 

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय या व्यापार योग्य नहीं होंगी और किसी भी रूप में प्रतिभूति के रूपांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
7 . Hafta 34URT 

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसे इस अधिसूचना के अधीन प्रदान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अधिनियम , 1944 
att 342 3741471 Minute P ro , 1946 gti frifatti 
8. कर कानूनों की अनुकूलता 

विशेष प्रतिभूति में निवेश के मूल्य और उस पर देय ब्याज समय- समय पर यथा लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे । 
9. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता 

आई आई बी आई द्वारा विशेष प्रतिभूति में निवेश को पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा जिसे आई आई बी आई पर प्रयोज्य किसी 
सांविधिक उपबंध या निदेशों के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूति में उनसे किए जाने की अपेक्षा की जाती है । 

धीरेन्द्र स्वरूप, संयुक्त सचिव 
MINISTRYOF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th March , 2001 
Issue of 11. 50 per cent Government of India Industrial Investment Bank of India Ltd.) Special Security, 2021 

No. F .46) - W & M / 2001 . - Government of India notifies the issue of 11 . 50 per centGovernment of India (Indus 
trial Investment Bank of India Ltd .) Special Security , 2021 (Non -tradable /Non -transferable ), (hcreinafter briefly described 
as the Special Security ) 
1. Eligibility formaking subscription to the security and limit of subscription 

[IBI shall be eligible to subscribe to the special security and its subscription to the security shall be limited to the 
extentof Rs. 100 crore allocated by the Government of India for strenthening its capitalbase. No other person including 
any bank , company, corporation or any other body except the IBI shall be eligible to subscribe to the security. 
2. Price and Date of Issue 

(1) The Special Security will be issued at par as per the application made by IIBI. 
(ü ) The date of issue of the special security will be 30th March 2001, which also be the date of receipt of 

subscription from IIBI, 
3. Form of Security 

The special security will be issued in the form of Stock to be held at credit of IIBI s Subsidiary General Ledger 
(SGL) Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India,Mumbai 
4. Repayment 

The Special security will be of 20 year maturity and shall be repayable at par on 30th March 2021 . 
5 . Interest 

The special security will bear interest at the rate of 11 50 per cent per annum , Interest will be payable at half yearly 
intervals reckoned from the date of issue of the security on the amount outstanding from time to time till the date 
immediately preceding the date on which repayment becomedue and payable on the security Interest on the security will 
be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India atMumbai. 
6 . Transferability and Conversion 

The Special Security shall not be transferable or tradable and conversion of the security in any other form shall 
not be permitted . 
7. Statutory Provisions 

With respect to any such matter which has not been provided under this notification the Special Security shall be 
governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder. 
8 . Applicability of Tax Laws 

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the 
provisions of tax laws as applicable from time to time. 
9 . Eligibility of investment in the special security 

The investment in the special security by IIBI would not be considered as an eligible investment,which they are 
required to make in Government securities in pursuance of any statutory provision or directions applicable to IIBI. 

D SWARUP , Jt. Secy. 


Printod by the Manager , Govt of India Press , Ring Road , Mayapur , New Delbi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 1100542001. 


